रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/96 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 96 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 -- उप - खंड ( ii ) 
PARTII - Section 3.- - Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0680 ] 
No . 680 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, नवम्बर 26 , 1996 / अग्रहायण 5 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26 , 1996 /AGRAHAYANA 5 , 1918 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


% - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नागर विमानन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 1996 
का . आ . 814 ( अ ) - - जबकि साउदी अरब बोइंग 747 तथा कजाखिस्तान एयरलाइन्स के आई एल- 76 विमानों की आपस में 12 नवम्बर , 1996 
को टक्कर हो गई । 

और जबकि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उक्त दुर्घटना की परिस्थितियों का औपचारिक अन्वेषण कराना समीचीन है । 

अब, वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त दुर्घटना, का 
औपचारिक अन्वेषण किया जाए । 

केन्द्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी को उक्त अन्वेषण करने के लिए जांच न्यायालय के रूप में नियुक्त 
करती है । 

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों : -- 
1. कैप्टेन ए. के. वर्मा, महाप्रबंधक ( प्रशिक्षण ) एअर इंडिया; तथा 
2. एयर कमाडोर ( सेवानिवृत ) टी. पन्नु , भारतीय वायु सेना की उक्त अन्वेषण के मूल्यांकन कर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्तियां 

करती है । 
श्री वी. के. अरोड़ा, नियंत्रक उड़नयोग्यता, नागर विमानन महानिदेशालय उक्त न्यायालय के सचिष के रूप में कार्य करेंगे । 
न्यायालय अपनी जांच पूरी करके 15 फरवरी , 1997 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा । 
न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में होगा । 

[ सं. ए. वी . 15013/ 7/ 96 - एस. एस. बी . ] 

रंजन चटर्जी, संयुक्त सचिव 


2876GI/ 96 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec , 3 (ii) 


PALTOR 


= 


= 


- 
LV 


- 


- 


. = 


- 


H 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th November, 1996 
S . O . 814 (E ). - - Whereas a SaudiArabian Boci ng 747 aircraft collided with a Kazakhistan L - 76 aircraft in the mid -airon 
12th November , 1996 . 

And whereas it appears to Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances 
of the said accident. 

Now , in exercise of the powers conferred by Rule 75 of the Aircraft Rules, 1937 , the Central Government hereby directs 
that a formal investigation of the said accident be held . 

The CentralGovernment is pleased to appoint Hon ble Mr. Justice R . C . Lahoti, of the Delhi High Court to function as 
the Court to hold the said investigation . 

The Central Government is also pleased to appoint :--- 

(0) Capt. A .K , Verma, GeneralManager ( Trg .) Air India , and 
( ii ) Air Cmde. (Retd .) T . Pannu Indian Air Force to act as assessors for the said investigation , 

Shri V .K . Arora , Controller of Airworthiness, Directorate General of Civil Aviation will function as Secretary to the 
Court . 

The Court will complete its inquiry and make its report to the Central Government by 15th Fabruary, 1997. 
The Headquarters of the Court will be at Delhi. 


[No, AV. 15013 /7 / 96 -S . S . V .J 
RANJAN CHATTERJEE , Jt . Sccy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dollii- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dellui -110054 - 1996 


